. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

27 आषाढ़ 1936 ( श० ) 
राँची , शुक्रवार 

18 जुलाई, 2014 ( ई० ) 


संख्या 333 


स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग । 


अधिसूचना 
28 सितम्बर, 2012 


संख्या -59 (16)-- भारत सरकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम -2009 की धारा 45 में 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जितेन्द्र कुमार सिंह , खाद्य विश्लेषक ( संविदा) राज्य खाद्य 
प्रयोगशाला, नामकोम, रॉची को सम्पूर्ण राज्य के स्थानीय क्षेत्रों के लिए संविदा के आधार पर खाद्य 
विश्लेषक नियुक्त करते हुए कार्य दायित्व निर्वहन हेतु अधिसूचित किया जाता है । 

अधिसूचना तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा । पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 126 (9 ) दिनांक 
17 सितम्बर, 2012 को संशोधित समझा जाएगा । 

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से , 

के०विद्यासागर, 
राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त सह 

सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 333 - 50 | 


